रजिस्ट्री सं० डी० , ल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर , 6 , 2018 / भाद्र 15 , 1940 
NEW DELHI , THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018 /BHADRA 15 , 1940 


सं . 3540 ] 
No . 3540 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 सितम्बर, 2018 


का . आ . 4354( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 3513( अ ), तारीख 18 जुलाई 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उप - खंड (ii) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में नव प्रस्तावित के कि . मी . 0 से कि . मी . 242. 9 ( द्वारका- खम्भालीआ 
देवरिया सड़क सेक्शन ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए 
उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 03.08. 2018 " को "दिव्य 
भास्कर " और " ध इंडियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में 
निहित हो जाएगी । 
5262 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ [ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


अनुसूची 
गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में नव प्रस्तावित के कि . मी . 0 से कि . मी .242. 9 ( द्वारका - खम्भालीआ - देवरिया सड़क सेक्शन ) के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य क नाम : गुजरात 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


जिले का नाम : देवभूमि द्वारका 
भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टर में ) 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


तालुक का नाम : कल्याणपुर 


गांव का नाम: जुवनपर 


दलवाडी खेता विरजी 


142 


निजी 


खेती 


0. 1035 


दलवाडी कूरजीभाई खीमाभाई 


निजी 


खेती 


0. 3219 


| परषोतम जुथा डाभी 


|144 


निजी 


खेती 


0.0487 


उकाभाई गोविंद भाई 


निजी 


खेती 


10. 1129 


जुथा भाई देवसीभाई 


निजी 


खेती 


0. 038 


पर्बतभाई मकंभाई 


|| 105 


निजी 


खेती 


||0.3199 


समुबेन गोकरभाई परमार 


|| 20 


निजी 


| खेती 


0 .0478 


नानूबेन पुंजा परमार , मोहन पुंजा परमार 


119 


निजी 


खेती 


0 . 1174 


नानूबेन पुंजाभाई परमार , मोहनभाई 
| पुंजाभाई परमार 


9 


|107 


निजी 


खेती 


|| 0 . 1724 


विरजी जीना 


10 


|| 130 


निजी 


खेती 


0. 1055 


राजाभाई चनूभाई 


|| 134 


निजी 


खेती 


0 . 2194 


मनूबेन करशनभाई 


12 


297 


निजी 


निजी 


खेती 


खेती 


0 .0284 


मनूबेन करशनभाई 


301 


निजी 


खेती 


0. 0489 


14 


|| 314 
314 


निजी 


खेती 


0 . 1537 


| माधा पुंजाभाई काचेतीया () 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नकुम कानजी रामजी 


15 || 409 


निजी 


खेती 


| 0.0235 


जोशी जानूबेन मावजी 


16 | 418 


निजी 


खेती 


0 . 0506 


|| कुरजी हीरा नकूम 


17 


| 419 


निजी 


खेती 


|| 0 . 0948 


परषोतम दामा डाभी 


18 


425 


निजी 


खेती 


0. 1398 


डाभी राम्भीबेन भाणाभाई 


||428 


|| निजी 


खेती 


0. 4345 


माघाभाई दामाभाई डाभी 


20 


|| 429 


|| 429 


निजी 


खेती 


0. 1396 


| 
| 


मांदाहिरा नकुम 


21 


|| 458 
|| 458 


निजी 


खेती 


|| 0.0043 


मांधा जेटा कचेतीया 


22466 


| निजी 


खेती 


0. 006 


वशराम गोविंद 


23 


468 


निजी 


खेती 


0. 3825 


नाथीबेन त्रिकम कंजारीया 


24469 


निजी 


खेती 


0. 1972 


मांधा पुंजाभाई कचेतीया 


25 


|| 592 
1592 


निजी 


खेती 


0. 2886 


मांधाभाई पुंजाभाई कचेतीया 


|| 598 


निजी 


खेती 


0. 2089 


देवराज नाथा 


| 27 


600 


निजी 


खेती 


0.013 


सरकारी 


28 


344 


सरकारी 


खराबा 


0. 0195 


सरकारी 


29 


|| 38 


सरकारी 


गौचर 


0.0062 


वल्लभभाई विरजीभाई खांधार 


30 


439 


निजी 


खेती 


0. 171 


वेजीबेन अम्बा खांधार 


31 


440 


निजी 


|| खेती 


0. 2171 


खांधार कंकुबेन माघाभाई 


441 


निजी 


खेती 


0. 1467 


माघाभाई मुरजीभाई 


33442 


निजी 


खेती 


0. 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii )] 


खांधार काना विरजी 


34 


||443 


निजी 


खेती 


0.0483 


अम्बा मुलजी खांधार 


35 


||446 


निजी 


खेती 


0.0921 


डाभी कुरजीभाई नारंभाई 


36 


||452 


निजी 


खेती 


0 .1491 


सरकारी 


37 


||46 


सरकारी 


गौचर 


0.008 


सरकारी 


38 


1513 


सरकारी 


खराबा 


0 .0133 


कुल 


4 .8944 


(91 . NHAI/ 11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/ 3D2 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 6th September, 2018 


S .O . 4354 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways,number S .O . 3153(E ), dated 18 July 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, 
Sub -section ( ii ) issued under sub -section (1) of section 3A of the National Highway Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/ four- laning, etc .), maintenance, management and operation of 
Newly Proposed on the stretch of land from Km 0 to Km 242 .9 (Dwarka- Khambhaliya - Devariya Road Section ) in the 
district of DEVBHUMI DWARKA in the State of GUJARAT 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Divya Bhaskar” and “ Indian Express” 
both dated 03.08 . 2018 ; under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[ TT II - 005 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Newly Proposed in the 
stretch of land from Km 0 to Km 242 .9 (Dwarka- Khambhaliya - Devariya Road Section ) in the district of 

DEVBHUMIDWARKA in the State of GUJARAT 


State :GUJARAT 
Sr. Survey 

Number 


District: DEVBHUMIDWARKA 
Type of Land | Nature of Land Area in Hectre 


NO . 


Name of the Land Owner /Intrested 

Person 
Part Survey No: 


Taluk : Kalyanpur 


Viilage : Juvanpar 

Private 


110 . 1035 


Dalwadi Kheta Virji 
Dalwadi Kurjibhai Khimabhai 


Private 


0 .3219 


Private 


0 .0487 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


Parshotam Jutha Dabhi 
Ukabhai Govindbhai 


Private 


0 .1129 


0 .038 


Juthabhai Devsibhai 


Private 
Private 


0 .3199 


Private 


0 .0478 


Private 


Agriculture 


0.1174 


Private 


Agriculture 


0 . 1724 


Private 


0 . 1055 


134 


Private 


0 .2194 


Parbatbhai Makanbhai 
Samuben Gokarbhai Parmar 
Nanuben Punja Parmar ,Mohan Punja 
Parmar 
Nanuben Punjabhai Parmar , Mohanbhai 
Punjabhai Parmar 
Virji Jina 
Rajabhai Chanubhai 
Manuben Karshanbhai 
Manuben Karshanbhai 
Madha Punjabhai Kachhetiya 
Nakum Kanji Ramji 
Joshi Januben Mavji 
Kurji Hira Nakum 
Parshottam Dama Dhabhi 


12 


297 


Private 


0 .0284 


|| 301 


Private 


0 .0489 


314 


Private 


0 . 1537 


409 


Private 


0 .0235 


418 


Private 


0 . 0506 


419 


Private 


0 . 0948 
0 . 1398 


Private 


425 
428 


Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
kharaba 


0 .4345 


Dhabhi Rambhiben Bhanabhai 
Maghabhai Damabhai Dhabhi 


Private 


0 . 1396 


429 
458 


Private 


0 . 0043 


Manda Hira Nakum 


Private 


0 .006 


Madha Jeta Kachhetiya 


Private 


0 .3825 


Vashram Govind 


466 
468 
469 
592 


Private 


0 . 1972 


Private 


0 . 2886 


Nathiben Trikam Kanjhariya 
Madha Punjabhai Kachhetiya 
Madhabhai Punjabhai Kachhetiya 
Devraj Natha 


598 


Private 


0 .2089 


Private 


0 .013 


27 
28 
| 29 


600 
||344 
||38 


Government 


0 .0195 


Government 


Government 


Gauchar 


0 .0062 


Government 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3( ii )] 


439 


Private 


0 . 171 


31 


Private 


440 
441 
442 


0 . 2171 
0 . 1467 


Private 


Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


0 .2014 


Vallabhbhai Virjibhai Khandhar 
Vejiben Amba Khandhar 
Khandhar Kankuben Maghabhai 
Maghabhai Murjibhai 
Khandhar Kana Virji 
Amba Mulji Khandhaar 
Dhabhi Kurjibhai Naranbhai 


443 


Private 


0 .0483 


446 


Private 


0 .0921 


452 


Private 


0 . 1491 


| 46 


Government 


0 .008 


Government 


| 513 


Government 


Gauchar 
kharaba 
TOTAL 


0 .0133 


Government 


4 .8944 
[ F . No. NHAI/11011 /Gujarat/Devbhumi Dwarka/3D2 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


healing to considerada pada tangan ALOK 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . M o v 

ALOK 

Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date : 2018.09.13 

15 : 48 :41 + 05 30 


og 


